निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 141 ) पटना , वृहस्पवितार , 15 फरवरी 2018 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2018 
सं० 2 / स्थाo - 01 - 24 / 2008 - 326 / आ0प्र0 — बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में 
सक्षम प्राधिकार के द्वारा फोल्डर सं0 411 / मु०स०गो0 / 18 में श्री पारस नाथ राय , भा0पु0से0, सेवानिवृत 
महानिदेशक - सह – महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को मनोनयन किये जाने के 
आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( 2005 का 53 ) की धारा - 14 की उपधारा 2( b ) के अधीन श्री पारस नाथ 
राय, पिता - स्व0 शिव शंकर राय, स्थायी पता - उपासना, रोड नं0 2, रामाकृष्णापुरम्, दानापुर, पोस्ट - दानापुर , पटना 
वर्तमान पता - एम0 - 18 स्टैंड रोड, पटना- 800001 को उनके पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अथवा अगले आदेश 
तक, जो भी पूर्व घटित हो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया जाता है । 

2. श्री राय को सेवा शर्ते एवं देय वेतन आपदा प्रबंधन ( राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और 
सेवा की शर्ते एवं भत्तों का संदाय ) नियमावली, 2008, समय - समय पर यथा संशोधित के अधीन शासित होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिरूद्ध कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 141-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


